निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


17 फाल्गुन 1933 ( श ० ) 


संख्या 10 


पटना , बुधवार , 


7 मार्च 2012 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


2-4 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और 

और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


5-5 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 7 मार्च 2012 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

15 फरवरी 2012 
सं 0 अ0 नि 0(01)15 / 2010 / स्था0-156 – श्री सूर्यनन्दन तिवारी, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सम्प्रति 
प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बक्सर को प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव 
से स्थानान्तरित करते हुए अभियोजन निदेशालय , बिहार, पटना में योगदान करने का आदेश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, सचिव । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

22 फरवरी 2012 
सं ० 3(स ०) / उ० स्था ० (मुकदमा ) 02 / 2009–913- सी ० डब्लू० जे ० सी ० सं०-3153 / 2009, उमेश प्रसाद आर्य बनाम बिहार 
सरकार एवं अन्य में दिनांक 14 जुलाई 2011 को पारित न्याय निर्णय एवं दिनांक 13 जनवरी 2012 को विभागीय प्रोन्नति 
समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री उमेश प्रसाद आर्य, सेवानिवृत संयुक्त निदेशक ( तक ०) को दिनांक 26 
सितम्बर 2005 के प्रभाव से अपर निदेशक ( तकनीकी ) के अपुनरीक्षित वेतनमान 14300-18300 में वैचारिक प्रोन्नति दी जाती 


2. इसे पूर्व उदाहरण नहीं माना जायेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

22 फरवरी 2012 
सं ० 6 / प्रो0-6-03 / 2008( छाया)-767 / वा 0 कर – बिहार वित्त सेवा में वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (वेतनमान् 
रु 0 15,600-39100 + ग्रेड पे 6,600 रु 0) कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य कर उपायुक्त ( वेतनमान् 
रु 0 15,600-39100 + ग्रेड पे 7,600 रु0) कोटि में जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 807 , दिनांक 25 फरवरी 2010 
द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति प्रदान की गई थी , उन्हें उनके नाम के सामने कॉलम 6 में अंकित तिथि से नियमित प्रोन्नति 
दी जाती है : - 

स्थानापन्न 
मूल प्रोन्नति की 

नियमित 
क्र ० पदाधिकारियों का नाम / वर्तमान पदस्थापन 

आरक्षण 
वरीयता अधिसूचना 

किये जाने 
सं ० स्थान 

कोटि 
कमांक संख्या एवं 

की तिथि 
तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


श्री संजीव रंजन, वाणिज्य कर उपायुक्त, अन्वे ० ब्यूरो, 
मुख्यालय , पटना । 


93 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


25.02.10 


2 


95 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


25.02.10 


श्री संतोष कुमार सिन्हा, वाणिज्य कर उपायुक्त , 
मुख्यालय , पटना । 
श्री अशोक कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त( अंकेक्षण ), 
पटना । 


3 


96 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


25.02.10 


बिहार गजट , 7 मार्च 2012 


3 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारियों का नाम / वर्तमान पदस्थापन 

स्थान 


मूल 
वरीयता 
कमांक 


स्थानापन्न 
प्रोन्नति की 
अधिसूचना 
संख्या एवं 
तिथि 


आरक्षण 
कोटि 


नियमित 
किये जाने 
की तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


4 


97 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


25.02.10 


5 


98 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


25.02.10 


6 


श्री दीपककरणपायुक्ता, मुख्यालय, पटना । 


99 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


25.02.10 


7 


100 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


01.03.10 


8 


श्री हरि प्रसाद यादव, वाणिज्य कर उपायुक्त (प्रभारी), 
रजौली जाँच चौकी, गया । 
श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, वाणिज्य कर उपायुक्त, अंचल 
प्रभारी, पटना विशेष अंचल, पटना । 
श्री दीपक शरण सिन्हा , 
वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय , पटना । 
श्री राजीव कुमार, वाणिज्य कर उपायुक्त , अंचल 
प्रभारी, सारण अंचल, सारण । 
श्री संजय कुमार मवाडिया, वाणिज्य कर उपायुक्त , 
अंचल प्रभारी, पाटलीपुत्रा अंचल, पटना । 
श्री पांडेय संतोष कृष्ण सहाय, वाणिज्य कर उपायुक्त , 
सम्प्रति लेखा पदाधिकारी , बिहार भवन, नई दिल्ली । 
श्री कु 0 उदय शंकर श्रीवास्तव, वाणिज्य कर उपायुक्त , 
अंचल प्रभारी, पटना दक्षिणी अंचल , पटना । 
श्री प्रभात किशोर शरण , वाणिज्य कर उपायुक्त 
( अंकेक्षण ), पटना । 
श्री वैधनाथ प्रसाद , वाणिज्य - कर उपायुक्त (प्रभारी ), 
शाहाबाद अंचल, आरा । 


101 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


01.03.10 


9 


102 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


01.03.10 


10 


104 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


12.03.10 


11 


106 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


01.07.10 


12 


109 


807 / 25.02.10 


सामान्य 


16.07.10 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मो ० शमीम , उप – सचिव । 


22 फरवरी 2012 
सं ० 6 / प्रो0-6-03 / 2008( छाया) -766 / वा 0 कर – बिहार वित्त सेवा में वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त ( वेतनमान् 
रु 0 15,600-39100 + ग्रेड पे 6,600 रु 0) कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य - कर उपायुक्त ( वेतनमान् रु0 
15,600-39100 + ग्रेड पे 7,600 रु0) कोटि में अधिसूचना निर्गमण की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है : 
क्र 0 

आरक्षण 
पदाधिकारियों का नाम / वर्तमान पदस्थापन स्थान 
सं ० 

अनुशंसा 
कोटि 
क्रमांक 


मूल वरीयता 


1 


2 


4 


5 


6 


1 


92 


सामान्य 


नियमित प्रोन्नति 


2 


105 


सामान्य 


नियमित प्रोन्नति 


3 


115 


सामान्य 


नियमित प्रोन्नति 


4 


118 


सामान्य 


नियमित प्रोन्नति 


5 


श्री कृष्णा सिंह, वा ० कर सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण), पटना । 
श्री प्रधान नरेश कु 0 लाल , वा ० कर सहायक आयुक्त 
( प्रभारी), पटना मध्य अंचल, पटना । 
श्री बिनोद पाठक , वा ० कर सहायक आयुक्त (प्रभारी ), 
सहरसा अंचल, सहरसा । 
श्री अरूण कुमार मिश्र, वा ० कर सहायक आयुक्त, अन्वे० ब्यूरो, 
पटना पूर्वी एवं प० प्रमंडल , पटना । 
डॉ० रविरंजन सहाय, वा ० कर सहायक आयुक्त (प्रभारी ), 
बेगुसराय अंचल, बेगुसराय । 
श्री राजेश 

कुमार 

श्रीवास्तव , वा ० कर सहायक आयुक्त 
( प्रभारी), पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ । 
श्री मार्कण्डेय ओझा, वा ० कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), 
कटिहार अंचल , कटिहार । 
श्री अशोक कुमार शर्मा, वा ० कर सहायक आयुक्त, 
गया अंचल, गया । 
श्री जीवन अग्रवाल , वा ० कर सहायक आयुक्त सम्प्रति अवर 
सचिव,वित्त विभाग, बिहार, पटना । 


121 


सामान्य 


नियमित प्रोन्नति 


6 


122 


सामान्य 


नियमित प्रोन्नति 


7 


124 


सामान्य 


नियमित प्रोन्नति 


8 


129 


सामान्य 


नियमित प्रोन्नति 


9 


131 


सामान्य 


नियमित प्रोन्नति 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मो ० शमीम, उप - सचिव । 


4 


बिहार गजट , 7 मार्च 2012 
पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 फरवरी 2012 
सं ० बि 0 व0 से0 ( स्था o) -02 / 2012-605 / प0 व0 - श्री अनिल कुमार सिंह, बि ०व० से0, वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
गोपालगंज, दिनांक 29 फरवरी 2012 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप श्री लाल बाबू मांझी, बि 0व 0 से0, वन प्रमंडल 
पदाधिकारी , मोतीहारी वन प्रमंडल अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । यह व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी होगी । 

2. नियमित पदस्थापन की संचिका एवं प्रस्ताव सम्प्रति उच्च स्तर पर चिचाराधीन है । इस परिदृश्य में यह व्यवस्था 
गोपालगंज, वन प्रमंडल में वन प्रमंडल पदाधिकारी के नियमित पदस्थापन होने तक ही प्रभावी मानी जायेगी । 
3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू 

होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, उप - सचिव । 


29 फरवरी 2012 
सं ० - बि 0 व 0 से0 (स्था 0) -6/07 ( खण्ड )-615 / प0 व0 - श्री तारानंद झा , बि ० व 0 से 0, सहायक वन संरक्षक , क्षेत्रीय मुख्य 
वन संरक्षक कार्यालय , पटना, अतिरिक्त प्रभार प्रमंडलीय प्रबंधक , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
गोपालगंज के पद पर दिनांक 01 मार्च 2012 के प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

इनका मुख्यालय गोपालगंज रहेगा । 

सं ० - बि 0 व0 से0 ( स्था o) -6/07 ( खण्ड) -616 / प0व0 - श्री शशिशेखर, बि 0 व0 से0, सहायक वन संरक्षक , क्षेत्रीय मुख्य 
वन संरक्षक कार्यालय, मुजफ्फरपुर अतिरिक्त प्रभार प्रमंडलीय प्रबंधक , बेतिया को स्थानांतरित करते हुए संलग्न पदाधिकारी , 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । ये प्रमंडलीय प्रबंधक, पटना के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, उप - सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

29 फरवरी 2012 
सं 0 ई2-1-43 / 2006-04-970 — बिहार सेवा संहिता के नियम 220 (घ), 227 , 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत श्रीमती 
प्रियंका सिन्हा , अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय ), पटना को दिनांक 26 अक्तूबर 2011 से 15 दिसम्बर 2011 तक के लिये कुल 51 ( इक्यावन) 
दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से ,, 
आर0 के 0 प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 7 मार्च 2012 


5 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


अधिसूचना 

23 फरवरी 2012 
सं ० वन राजस्व -04 / 2000-572 / प० व० - वन विभाग, बिहार सरकार के क्षेत्राधीन अथवा वन विभाग, बिहार सरकार 
के प्रबंधन के अधीन , बिहार राज्य के सभी विश्रामागारों, जैविक उद्यान, वान्पतिक उद्यान, पार्क एवं अन्य स्थल जिनके 
उपयोग प्रवेश हेतु शुल्क लिया जाता है, के प्रवेश / उपयोग शुल्क के निर्धारण / पुनरीक्षण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार , 
पटना की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है: 

( i ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना 
( ii ) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सह -मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक , बिहार, पटना 

सदस्य 
( iii ) संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक 

सदस्य 
( iv ) संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी / निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना । 

( v ) पर्यावरण एवं वन विभाग के सचिव द्वारा नामित उप सचिव से अन्यूनस्तर के पदाधिकारी 

2. समिति सामान्यतः वर्ष में एक बार माह जनवरी में सभी प्रकार के शुल्कों के निर्धारण / पुनरीक्षण के विचारार्थ 
बैठक आयोजित करेगी । विशेष परिस्थिति में शुल्कों का निर्धारण / पुनरीक्षण हेतु समिति एक से अधिक बैठके भी आयोजित 
कर सकती है । 

3. बैठक प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना के निदेश पर बुलाई जा सकेगी । 

4. सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार , पटना अपने कार्यालय में पदस्थापित 
सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे , जो समिति की बैठक की कार्यवाही एवं इनके 
द्वारा निर्धारित किये गये शुल्कों के संबंध में सभी अधिसूचनाओं का संधारण करेंगे । 

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । यह समिति इस अधिसूचना की तिथि से दो माह के अंदर पूर्व से 
निर्धारित लागू शुल्कों को सम्पुष्ट / पुनरीक्षित करेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
दीपक कुमार सिंह , सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 100 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


